निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 वैशाख 1942 ( श० ) 
( सं० पटना 234 ) पटना, सोमवार , 27 अप्रील 2020 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

18 मार्च 2020 
सं० 3 / एल - 6 - 1 - 08 / 2020 - 264(3) स्वा० - डा० मदन कुमार पाण्डेय , पूर्व अपर मुख्य चिकित्सा 
पदाधिकारी, कैमूर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतिक्षा में , जन्म तिथि 20 .12.1956 सेवा में योगदान की तिथि 03.10.1983, 
वरीयता क्रमांक 5610 / 2008 को उनकी अयोग्यता, प्रशासनिक अदक्षता एवं विवादास्पद कार्यशैली के कारण बिहार सेवा 
संहिता के नियम - 74( क ) के तहत अधिसूचना निर्गत की तिथि से सेवा निवृत किया जाता है । 
2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 234 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


